शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 50 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 14 दिसम्बर 2018 - अग्रहायण 23, शक 1940 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2018 


क्रमांक ई 1-01/ 2018/ एक - 2.- श्री अन्बलगन पी ., भा.प्र.से. ( 2004 ) , विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 
विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप 
से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार), जनसंपर्क विभाग, आयुक्त , जनसंपर्क तथा मु.का.अ. , छ.ग. संवाद का अतिरिक्त प्रभार 
तत्काल प्रभाव से सौंपता है. 


2325 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


2326 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


[ भाग 1 


2 . श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. ( 2005 ) , विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), जनसंपर्क विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त , 
जनसंपर्क एवं मु.का.अ., छ.ग. संवाद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव , मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अजय सिंह , मुख्य सचिव . 


योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 30 अक्टूबर 2018 


क्रमांक एफ 04-04/ 2017/ 23. - सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 ( 2009 का 7 ) की धारा 3 एवं 4 सहपठित सांख्यिकी 
संग्रहण नियम , 2011 के नियम 5 एवं 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा , खनन, विनिर्माण, विद्युत एवं 
इससे संबंधित उत्पादन , जो इसमें इसके पश्चात् ‘ औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के रूप में निर्दिष्ट है, पर नीचे दी गई अनुसूची- एक में 
उल्लिखित विवरण के अनुसार सांख्यिकी संग्रहण का निर्देश देती है : 


अनुसूची - एक 


1 . 


सांख्यिकी संग्रहण के लिये विषय और प्रयोजन . खनन, विनिर्माण एवं विद्युत की चयनित वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित 
सांख्यिकी का संग्रहण औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के माध्यम से किये जायेंगे . 


2 . 


साख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र.- औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अधीन सांख्यिकी का संग्रहण, सांख्यिकी 
संग्रहण अधिनियम, 2008 ( 2009 का 7 ) के अधीन राज्य क्षेत्र हेतु चयनित इकाईयों के नमूनों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य में किया 
जा रहा है . 


3 . 


आंकड़ा संग्रहण की पद्धति.- प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सूचनादाताओं को नोटिस जारी करेगा, 
जिसमें , जिस आंकड़े के लिये, जिस अधिकारी , अथवा कार्यालय को , जिस इकाई अथवा इकाईयों के लिए, और प्रपत्र जिसमें सूचना 
देना अपेक्षित है , का ब्यौरा उपदर्शित किया जायेगा. सांख्यिकी अधिकारी, ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि नोटिस में 
उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, सूचनादाता को इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में विहित सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा. 


4 . 


सूचनादाताओं, जिनसे आंकड़े एकत्र किये जा सकेंगे, की प्रकृति. 
( एक ) इकाई ( फैक्ट्री या विनिर्माण प्रतिष्ठान या विद्युत आपूर्ति उपक्रम अथवा बीड़ी और सिगार कामगार ( रोजगार की शर्ते ) 

अधिनियम , 1966 ( 1966 का 32 ) के अधीन पंजीकृत कोई प्रतिष्ठान, खनन अथवा उत्खनन उपक्रम ) का मालिक अथवा 
अधिभोगी, जिसे इकाई के बारे में सूचना उपलब्ध कराने हेतु सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जायेगा. 


( दो ) 


सांख्यिकी अधिकारी, वैयक्तिक इकाईयों हेतु पृथक रूप से सूचना उपलब्ध नहीं होने की दशा में , मालिक अथवा 
अधिभोगी से , एकल प्रबंधन के अधीन दो अथवा अधिक इकाईयों के संबंध में , ऐसी अन्य शर्तों, जैसा कि नोटिस में उसके 
द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए समेकित सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा. 


5 . 


अवधि , जिसके दौरान सांख्यिकी संग्रहण पूर्ण किया जा सकेगा.- प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तिथि, 
नोटिस में उल्लिखित की जायेगी और यह सामान्य तौर पर आधार वर्ष ( वर्तमान 2011-12 ) से शुरु कर, वर्तमान अगले माह के 5 
तारीख के लिए होगी. 


6 . 


संदर्भ अवधि.- सूचना, वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ कर तथा वर्तमान माह तक के लिये, प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित 
है . 


7 . 


संग्रहित की जाने वाली सूचना की प्रकृति.– भाग - एक के अनुसार अपेक्षित सूचना , उत्पादन इकाइयों में चयनित उत्पादों के 
उत्पादन से संबंधित है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


2327 


8 . 


सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है. - सूचनादाता , विहित प्रपत्रों में या तो हिंदी में या अंग्रेजी में सूचना उपलब्ध 


करायेगा. 


9 . 


सूचनादाता का दायित्व.- इकाई का मालिक अथवा अधिभोगी, सूचना उसी रीति में उस तारीख तक उपलब्ध करायेगा, जैसा कि 
संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से उनके द्वारा प्राप्त नोटिस में उल्लेख किया गया हो. वह निरीक्षण हेतु सुसंगत अभिलेख तथा चाही गई 
सूचना के संबंध में प्रश्नों के उत्तर , जैसा कि सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित किया जाये, 
भी प्रस्तुत 

करेगा. 


10 . 


कारोबार के अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों की प्रकृति, जिनका निरीक्षण किया जा सकेगा.- किसी इकाई के कारोबार 
के अभिलेखों जैसे तुलन - पत्र , लाभ तथा हानि खाता , मस्टर रोल, उपस्थिति पंजी, श्रमिक पंजी, वेतन निधि, निदेशक की रिपोर्ट अथवा 
इकाई द्वारा प्रस्तुत सूचना के समर्थन में कोई अन्य वैधानिक दस्तावेज का निरीक्षण सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत 
किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा. 


11. 


निरीक्षण की रीति.- संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, इकाई के कारोबार अभिलेख और अन्य 
अभिलेखों के आधार पर इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना का सत्यापन कर सकेगा और संबंधित मालिक अथवा अधिभोगी या 
इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगा. 


अनुसूची - दो 


स . क्र . 


सांख्यिकी अधिकारी 


क्षेत्राधिकार 


पता 


1 . 


छत्तीसगढ़ 


उप संचालक , राज्य आय संभाग, 
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, 
छत्तीसगढ़, 

रायपुर . 


आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, ब्लाक बी , 
भू - तल , इन्द्रावती भवन, अटल नगर , जिला रायपुर , 
छत्तीसगढ़ 492002 . 


टीप 


1 . 


संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति , प्रतिष्ठान के कारोबार के अभिलेखों और अन्य 
अभिलेखों के आधार पर प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन कर सकेगा तथा संबंधित मालिक अथवा अधिभोगी या 
प्रतिष्ठान के प्रबंधन के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगा. 


2 . 


औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक के सम्बन्ध में सूचनादाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई, भाग - एक में संग्रहित सांख्यिकी का 
सम्यक् सत्यापन और जांच करने के पश्चात् आयुक्त - सह - संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, अटल नगर , 
छत्तीसगढ़, के कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों के द्वारा संधारण किया जायेगा. 


3 . 


औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक से संबंधित किसी भी गतिविधि से जुड़े सभी व्यक्ति, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम , 
2008 ( 2009 का 7 ) तथा सांख्यिकीय संग्रहण नियम , 2011 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे. 


No. F 04-04 /2017 /23.— In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 4 of the Collection of 
Statistics Act, 2008 (No. 7 of 2009 ) read with Rule 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011 , the State 
Government, hereby directs Collection of Statistics on production of Mining , Manufacturing , Electricity and related 
therein , hereinafter referred to as Index of Industrial Production as per the details mentioned in the Schedule - I 
given below : 


SCHEDULE - I 


1 . 


Subject and purpose for collection of statistics.- Statistics relating to production of selected items of 
Mining , Manufacturing and Electricity is collected through Index of Industrial Production . 


2 . 


Geographical area for collection of statistics.— Collection of Statistics under Index of Industrial Produc 
tion is being conducted in the State of Chhattisgarh with respect to sample units selected for State sector 
under the Collection of Statistics Act, 2008 (No. 7 of 2009 ). 


2328 


ESTINY NG 1774 , facich 14 faktor 2018 


[ T11 


3 . 


Method of data collection.— A notice will be issued by each Statistics Officer to the informants under his 
jurisdiction , indicating therein the data by which , the officer or office, to whom , the unit or units for which , 
and the format in which information is required to be furnished . A statistics Officer may permit an infor 
mant to file the prescribed information in electronic form , subject to such other conditions as may be 
specified by him in the notice . 


4 . 


Nature of informants from whom data may be collected . — 
( i) The owner or occupier of a unit [ factory or manufacturing establishment or an electricity supply 

undertaking or an establishment registered under the Beedi and Cigar Workers (Conditions of 
Employment) Act , 1966 (No. 32 of 1996 ), Mining or Quarrying Undertaking ] to whom notice 
would be issued by a Statistics Officer to furnish information about the unit . 


( ii) 


A Statistics Officer may require owner or occupier to furnish consolidated information in respect 
of two or more units under a single management, in case information is not separately available for 
individual units and subject to such other conditions, as may be specified by him in the notice. 


5 . 


Period during which collection of statistics may be completed.— The date for submission of information 
by each informant would be mentioned in the notice and it would generally start from base year ( current 
2011-12 ), by the 5th of next month for the current. 


6 . 


Reference period . — Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1st 
April, 2011 and till current month . 


7 . 


Nature of information to be collected.— The Information required as Part-I relates to production of 
selected item ( s) in the production units. 


8 . 


Language in which information is to be furnished by informant.— An informant shall furnish informa 
tion in the prescribed formats either in Hindi or in English . 


9 . 


Obligation of informant.— An owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by 
the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also 
furnish relevant records for inspection , and answer questions in relation to the information sought, as may 
be required by the Statistics Officer or a person authorized by him . 


10 . 


Nature of business records and other records which may be inspected . — Business records of a unit such 
as balance sheet , profit and loss account,muster rolls , attendance register, labour register, pay rolls , Director s 
report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by 
the Statistics Officer or a person authorized by him . 


11. 


The manner of inspection.— The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify 
the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek 
clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit. 


SCHEDULE - II 


Sl. No. 


Statistics Officer 


Jurisdiction 


Address 


1 . 


Chhattisgarh 


Deputy Director, State Income 
Division , Directorate of Economics 
and Statistics, Chhattisgarh , Raipur 


Directorate of Economics and 
Statistics, Block – B , Ground 
Floor, Indravati Bhawan , Atal 
Nagar, District Raipur-492002 , 
C.G. 


NOTE : 
1 . The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information fur 

nished by an establishment on the basis of business records and other records of the establishment 
and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the man 
agement of the establishment. 


11 1 ] 


ETTİH TE 1649, farigh 14 fax45R 2018 


2329 


2 . 


The Statistics collected in Part -I in respect of the Index of Industrial Production , furnished by the 
informants, after due verification and scrutiny shall be processed by officials working at the Office 
of the Commissioner -cum - Director, Directorate of Economics and Statistics, Atal Nagar, Raipur, 
Chhattisgarh 


3 . 


All the persons engaged in any activity in respect of the Index of Industrial Production shall be 
governed by the provisions of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection 
of Statistics Rules, 2011. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

शिखा राजपूत तिवारी , संयुक्त सचिव . 


LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mahanadi Bhawan , Atal Nagar Raipur (C.G.) 


Raipur, the 2nd November 2018 


F. No. 10836 / 4065/XXI- B /C.G./ 18. - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 4 of 
the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984 ) the State Government, hereby , with the concurrence of the Hon ble 
High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 1171 /Confdl./2018 / II - 15-02 /2005 (Pt. III )/ II -02-17 / 
2001 ( Pt.III ), Bilaspur, dated 31st October, 2018 , withdraws the services of the following member of Higher Judicial 
Service specified in column (2 ) of the schedule below from the High Court of Chhattisgarh and appoints them as 
Judge, Family Court, as mentioned below in column (3 ) of the Schedule, from the date they assumes charge of their 
office , namely a 


S. No. 


Name of the Court 


Name of Judicial Officer with 
present place of posting 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 . 


Principal Judge , Family Court, Raipur 


Shri Radhakishan Agrawal, District & Sessions 
Judge , Durg . 


2 . 


Judge , Family Court, Jagdalpur 


Shri Ashok Kumar Sahu , District & Sessions 
Judge , Mungeli . 


3 . 


Principal Judge , Family Court, Durg 


Shri Suresh Kumar Soni, Special Judge under 
S.C. and S.T. ( P.A.) Act, Bilaspur. 


4 . 


Shri Jitendra Kumar, Ist Additional District & 
Sessions Judge , Raipur. 


Judge , Family Court , Kanker 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

RAVISHANKAR SHARMA , Principal Secretary . 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


3720 FR R14 , fanich 20 fiatal 2018 


hich 14 , 7-55/2016 / 32. — 27B4 FIRTH TAGERI SYTİNYE T R 711 14 fagt 39F44 , 1973 ( 76. 23 474 1973 ) on? 
ERT 23-05 op 3YERI ( 1) (7 ) as stafa 57 far as 4101 491 fanich 11-11-2016 Gri rays fachle 416471 
( पुनर्विलोकित ) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार 


2330 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


[ भाग 1 


दो दिन प्रकाशित की गई थी : 


रायपुर विकास योजना ( पुनर्विलोकित ) 2021 में उपांतरण 


क्र . 


ग्राम का नाम 


खसरा क्र . 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


विकास योजना में 
अंगीकृत प्रस्ताव 

( 5 ) 


अधिनियम की धारा 23 - क के 
तहत् उपांतरण के प्रस्ताव 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


91/1 


21.672 हेक्टेयर में 


अमोद - प्रमोद 


शैक्षणिक 


अटारी 
प.ह.नं. 103/34 


से 5.872 एकड़ 


2 . 


उक्त प्रस्तावित उपांतरण विकास न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज के निर्माण हेतु है. 


3 . 


सूचना 

में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/ सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. 


4 . 


अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना ( पुनर्विलोकित ) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण 
रायपुर विकास योजना ( पुनर्विलोकित ) 2021 का अंगीकृत भाग होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रेजीना टोप्पो , अपर सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कोरबा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा 

प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 18 अक्टूबर 2018 


क्रमांक /17090 / भू- अर्जन /02 अ 82 /2016-17.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


करतला 


0.032 


देवलापाठ 
प.ह.नं. 07 


कार्यपालन अभियंता, हसदेव मिनीमाता हसदेव बांगो 
नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर परियोजना अंतर्गत 
जिला जांजगीर - चांपा. 

चिचोली माइनर नहर 
निर्माण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


2331 


कोरबा, दिनांक 18 अक्टूबर 2018 


क्रमांक / 17093/ भू - अर्जन /03 अ 82 /2016-17.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


करतला 


0.162 


सोहागपुर 
प.ह.नं. 13 


कार्यपालन अभियंता, हसदेव मिनीमाता हसदेव बांगो 
नहर जल प्रबंध संभाग , जांजगीर परियोजना अंतर्गत 
जिला जांजगीर - चांपा. 

सोहागपुर वितरक नहर 
के मौहाडीह निर्माण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
मो . कैसर अब्दुल हक , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छ.ग. शासन , राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2018 


क्रमांक 2/ अ-82/ 2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 2013 ) 
की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन 
एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के 
लिए प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


तखतपुर 


5.190 


बेलमुण्डी 
प.ह.नं. 38 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, कोटा. 


अरपा भैंसाझार बैराज 
परियोजना अन्तर्गत 
वितरक नहर निर्माण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


2332 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


[ भाग 1 


बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2018 


क्रमांक 3/ अ -82/2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( संख्या 30 सन् 2013 ) 
की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन 
एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के 
लिए प्राधिकृत करता है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


तखतपुर 


17.738 


सैदा 
प.ह.नं. 41 


कार्यपालन अभियंता , जल 
संसाधन संभाग, कोटा. 


अरपा भैंसाझार बैराज 
परियोजना अन्तर्गत 
मुख्य नहर वितरक नहर 
एवं माईनर नहरनिर्माण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी . दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


212 


0.049 


बिलासपुर , दिनांक 26 नवम्बर 2018 


213 


0.049 


214 


0.053 


215 


0.125 


234/2 


0.089 


234/1 


0.081 


881/1 


0.040 


क्रमांक 56 / अ -82 / 2017-18. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


235/1 


0.105 


235/3 


0.073 


233/3 


0.008 


235/4 


0.089 


304 


0.049 


303/1 


0.028 


अनुसूची 


302 / 1 ख 


0.045 


305/1 


0.227 


305/4 


0.032 


340/3 


0.057 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला-बिलासपुर 
( ख ) तहसील- तखतपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - भरनी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.233 हेक्टेयर 


341/3 


0.081 


341/2 


0.012 


346/3 


0.121 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


2333 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


343 


0.081 


853/1 


0.024 


344 


0.142 


854/2 


0.024 


348/1 


0.024 


849 


0.101 


348/2 


0.032 


855 


0.065 


345 


0.073 


882/1 


0.065 


988 


0.049 


882/2 


0.138 


1009 


0.061 


881/3 


0.008 


1008/1 


0.020 


881/5 


0.053 


1008/2 


0.028 


875/1 


0.049 


991 


0.077 


876/2 


0.012 


1007/2, 


876/1 


0.158 


0.081 


1007/4 


878 


0.040 


1007/3 


0.028 


348/3 


0.016 


1004/2 


0.024 


1006/1 


0.073 


योग 


80 


6.233 


1005 


0.036 


1004/1 


0.125 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - अरपा भैंसाझार 

बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु . 


1002/1 


0.182 


1002/2 


0.053 


1082 


0.299 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


1086/3 


0.178 


1086/4 


0.065 


1085/3 


0.020 


1118/1 


0.348 


680/1 


0.425 


1088/1 


0.065 


1088/2 


0.073 


1115/2 


0.020 


1118/4 


0.093 


बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2018 


1118/3 


0.077 


680/4 


0.020 


680/6 


0.065 


680/5 


0.036 


918/1 


0.105 


अतः 


918/2 


0.045 


क्रमांक 97/ अ -82/ 2017-18 . - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


951/1 


0.020 


917 


0.134 


916 


0.004 


913 


0.146 


843/2 


0.093 


अनुसूची 


888/3 


0.069 


845 


0.097 


851/1 


0.170 


844/2 


0.032 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला -बिलासपुर 
( ख ) तहसील - तखतपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - अमसेना 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.219 हेक्टेयर 


851/2 


0.069 


853/3 


0.057 


853/2 


0.053 


2334 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


[ भाग 1 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - अरपा भैंसाझार 

बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु . 


( 1 ) 


130/1 , 
130/2 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


0.17 


136/10 


0.049 


योग 


3 


0.219 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पी . दयानंद , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय , अम्बिकापुर ( छ.ग. ) 


अम्बिकापुर , दिनांक 29 सितम्बर 2018 


क्रमांक 2664/ नग्रानि / अम्बिकापुर/ वि.यो. - वाड्रफनगर/ 2018. - एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश 
अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया 
जाता है कि सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, अंबिकापुर ( छ.ग. ) द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाड्रफनगर निवेश क्षेत्र के वर्तमान 
भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 
1973 ( क्रमांक 23, सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 4 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात 
का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है. 


अनुसूची 


वाड्रफनगर निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 


पूर्व में 
दक्षिण में 
पश्चिम में 


ग्राम मदनपुर , पशुपतिपुर, मिथिलापुर, रूपपुर , बसंतपुर एवं बसुलापाठ ग्रामों की उत्तरी सीमा तक. 
ग्राम बसुलापाठ, प्रेमनगर, वाड्रफनगर एवं रजखेता ग्रामों की पूर्वी सीमा तक. 
ग्राम रजखेता, कोटराही, पेंडारी एवं इकनारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक. 
ग्राम इकनारा एवं मदनपुर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक. 


उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के 
भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में ( अवकाश को छोड़कर ) खुला रहेगा. 


निरीक्षण स्थल : कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना रोजगार कार्यालय, रिंग रोड, नमनाकला, अम्बिकापुर ( छ.ग. ) 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


2335 


No. 2664/नग्रानि / अम्बिकापुर/वि.यो. - वाड्रफनगर /2018.- Notice is hereby given for general information of the Public 
that the Existing Land use map and Register of Wadrafnagar Planing Area , Existing land use map and Register so 
prepared and published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning, Ambikapur under the 
Provision of sub -section (3 ) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 
1973 ) and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett . Under the provision of sub 
section (4 ) of section 15 of the said Adhiniyam , which shall be conclusive evidence of the fact that the above map 
and register have been duly prepared and adopted on date . 


SCHEDULE 


Limit of Wadrafnagar Planning Area 


NORTH 


EAST 
SOUTH 
WEST 


Village Madanpur, Pashupatipur, Mithilapur , Ruppur , Basantpur and upto the Northern Limit of 
Basulapath . 
Village Basulapath , Premnagar, Wadrafnagar & upto the Eastern Limit of Rajkheta. 
Village Rajkheta, Kotrahi, Pendari & upto the Southern Limit of Eknara . 
Village Eknara & upto the Western Limit of Madanpur. 


The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place 
during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazzette . 


Inspection Site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning old Employment office, Ring Road , 

Namnakala , Ambikapur (C.G.) 


एन . एस . ठाकुर , 
सहायक संचालक . 


कार्यालय, कलेक्टर कबीरधाम ( छत्तीसगढ़ ) 


कबीरधाम , दिनांक 6 दिसम्बर 2018 


क्रमांक /14059/ वरि.लि./ अवकाश/2018. - सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -02 के अनुक्रमांक -04 की नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जिला कबीरधाम के लिए निम्नलिखित तिथियों में कैलेण्डर वर्ष 2019 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है : 


क्रमांक 


पर्व/ त्यौहार 


दिन 


दिनांक 


1 . 


सोमवार 


22 जुलाई 2018 


2 . 


श्रावण मास का प्रथम सोमवार 
विश्व आदिवासी दिवस 
दिपावली का दूसरा दिन ( गोवर्धन पूजा ) 


09 अगस्त 2018 


शुक्रवार 
सोमवार 


3 . 


28 अक्टूबर 2018 


टीप : - उपरोक्त तिथियों में कोषालय /उप कोषालय यथावत खुले रहेंगे. 


सही / 
अतिरिक्त कलेक्टर . 


2336 


ESTINY NG 17743 , facich 14 faktor 2018 


[ T 1 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 31st October 2018 


No. 1165 / Confd1./2018 /II-2-1/2018. — The following Members of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2 ) of the table below , are transferred from the place shown in Column No. (3 ) to the place shown in 
Coloumn No. (4 ) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office (s) and ; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Divison 
mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office (s) : 


TABLE 


From 


Το 


Posted as 


Sl. 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 
posted as 

( 2 ) 


Sessions 
Division 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 . 


Bilaspur 


Durg 


Durg 


Shri Govind Kumar Mishra , 
Chairman , C. G. State 
Co- operative Tribunal. 


District and Sessions 
Judge . 


2 . 


Dantewara 


Dhamtari 


Dhamtari 


Shri Sudhir Kumar District, 
and Sessions Judge . 


District and Sessions 
Judge . 


3 . 


Balod 


Raigarh 


Shri Ramashankar, District 
and Sessions Judge . 


Raigarh 


District and Sessions 
Judge. 


4 . 


Kanker 


Smt. Kanta Martin , Judge , 
Family Court. 


Dakshin 
Bastar 
(Dantewara ) 


Dakshin 
Bastar 
(Dantewara ) 


District and Sessions 
Judge . 


5 . 


Jagdalpur 


Balod 


Shri Rajendra Pradhan , 
Judge Family Court. 


Balod 


District and Sessions 
Judge. 


6 . 


Jagdalpur 


Mungeli 


Mungeli 


Shri Gokaran Singh Kunjam , 
President, District Consumer 
Disputes Redressal Forum . 


District and Sessions 
Judge . 


Bilaspur, the 31st October 2018 


No. 1167 / Confd1./2018 /II - 2-90 /2001( Part- III).— ( A ) Shri Sanjay Kumar Jaiswal, Member of Higher Judi 
cial Service and presently posted as District and Sessions Judge , Raigarh is transferred and appointed as Registrar 
(inspection & Enquiry ) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office . 


( B ) Shri Santosh Kumar Tiwari,Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional 
Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur, Bilaspur is now appointed as Additional Registrar ( D.E.) in 
the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office. 


( C ) Shri Neeraj Sharma, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional Dis 
trict and Sessions Judge ( F.T.C.), Baikunthpur is transferred and appointed as Additional Director, Chhattisgrah State 
Judicial Academy, Bilaspur in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office . 


11 1 ] 


STİYE 75147 , farlich 14 fg:450R 2018 


2337 


Bilaspur, the 31st October 2018 


No. 1169 /Confd1./2018/ II -2-1/2018. — The following Members of Higher Judicial Service , as specified in 
Column No. (2 ) of the table below , are transferred from the place shown in Column No. ( 3) to the place shown in 
Coloumn No. (4 ) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6 ) from the date they assume charge of 
their office (s ) and ; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the 
Sessions Divison mentioned in Column No. (5 ) from the date they assume charge of their office ( s) : 


TABLE 


From 


To 


Posted as 


Sl. 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 
posted as 

( 2 ) 


Sessions 
Division 

(5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 . 


Raipur 


Jashpur 


Jashpur 


Shri Abdul Zahid Qureshi , 
Special Judge under S.C. 
& S.T. (P.A.) Act. 


Additional District 
and Sessions Judge 
(F.T.C.). 


2 . 


Jashpur 


Raipur 


Raipur 


Smt. Leena Agrawal, Additional 
District and Sessions Judge 
(F.T.C.) . 


I Additional District 
and Sessions Judge . 


3 . 


Raipur 


Bilaspur 


Bilaspur 


Shri Pankaj Kumar Jain , Special 
Judge of Special Court for 
trial of C.B.I. cases. 


VI Additional Disrtict 
and Sessions Judge . 


4 . 


Shri Arvind Kumar, II Additional 
District and Sessions Judge. 


Raipur 


Baikunthpur 


Koriya 

Additional District 
(Baikunthpur) and Sessions Judge 

( F.T.C.) . 


5 . 


Bilaspur 


Raipur 


Raipur 


Shri Pankaj Sharma, VI Additional 
District and Sessions Judge . 


II Additional District 
and Sessions Judge. 


Bilaspur, the 31st October 2018 


No. 1172 / Confd1./2018 / II -3-1/2018. — The following Civil Judge Class -II as mentioned in Column No. (2 ) 
of the table below is , hereby, transferred from the place mentioned in Column No. ( 3 ) to the place shown in Column 
No. (4 ) in the Revenue District mentioned in Column No. ( 5 ) and is posted in the capacity as mentioned in Column 
No. (6 ) from the date she assumes charge of her office till return of the presiding officer of the Court of Civil Judge 
Class - II , Kharsiya : 


TABLE 


From 


Το 


Posted as 


Si. 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 
posted as 

(2 ) 


Revenue 
Division 

( 5 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


1 . 


Dallirajhara 


Ku. Jasvinder Kaur Ajmani, 
Civil Judge Class - II. 


Kharsiya 


Raigarh 


Civil Judge Class- II 


2338 


ESTINY I 7749 , fatich 14 faktor 2018 


[ HTVI 1 


Bilaspur, the 30th November 2018 


No. 11297/Checker/ III -6-2 /2007. - In exercise of the powers conferred under clause (c ) of sub - section (1 ) 
of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974 ), the High Court of Chhattisgarh here-by 
specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences 
specified in the said Section : 


Sl. No. 


Civil District 


Name of the JudicialMagistrate 

First Class 

( 2 ) 


Present place of 

posting 

( 3 ) 


( 1 ) 


(4 ) 


Bilaspur 


Bilaspur 


1 . 
2 . 
3 . 


Ku. Akansha Rathore , JMFC , Bilaspur 
Shri Umesh Kumar Bhagwatkar , JMFC , Bilaspur 
Shri Avinash Toppo , JMFC , Bilaspur 
Shri Anshul Verma, JMFC , Raigarh 
Smt. Shivani Singh , JMFC , Gharghoda 


4 . 


Raigarh 


Raigarh 
Gharghoda 


5 . 


Bilaspur, the 30th November 2018 


No. 11313/ III-10-11/2000. — In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil 
Courts Act, 1958 ( Act No. 19 of 1958 ), the High Court of Chhattisgarh hereby amends in this High Court Notifica 
tion No. 1713 /checker / III- 10-11 /2000 , dated 22-02-2018 : 


AMENDMENT 


“ To continue the Link Court of Civil Judge Class- 1/JMFC , Bhanupratappur at Kanker District headquarters 
for a week ( i.e., for 2nd week ) in every month instead of 2 weeks i.e., 2nd & 3rd week .” 


Bilaspur, the 30th November 2018 


No. 1260 /Confd1./2018 /II- 3-1/2018. — The following Members of Lower Judicial Service , as specified in 
Column No. (2 ) of the table below , is hereby, assigned additional charge of the Court as mentioned in Column No. 
( 3 ) until further orders : 


TABLE 


Sl. No. 

( 1 ) 


Name & Presently Posted as 

( 2 ) 


Additional Charge 

( 3 ) 


1 . 


Labour Court No.- 2 , Raipur 


Shri Vinay Kumar Pradhan , VI Civil Judge 
Class - I, Raipur. 


Bilaspur, the 30th November 2018 


No. 1262/ Confdl./2018 / II - 2-1/ 2018. — The following Members of Higher Judicial Service , as specified in 
Column No. (2 ) of the table below , are hereby, given additional charge of the Courts as mentioned in Column No. (3 ) 
until further orders : 

TABLE 


Sl. No. 

( 1 ) 


Name & Presently Posted as 

( 2 ) 


Additional Charge 

( 3 ) 


1 . 


Shri Abdul Zahid Qureshi, Additional District and 
Sessions Judge ( F.T.C.), Jashpur. 


Special Judge under S.C. & S.T. Act (P.A.) 
Act, Jashpur. 


HM 1 ] 


STY TE 174143 , facich 14 fattel 2018 


2339 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


2 . 


Shri Liladhar Sarthi, VI Additional District and 
Sessions Judge, Raipur. 


Special Judge under S.C. & S.T. Act (P.A.) 
Act, Raipur. 


3 . 


Smt. Shraddha Shukla Sharma, Additional 
District and Sessions Judge (F.T.C.), Bilaspur. 


Special Judge under S.C. & S.T. Act (P.A.) 
Act, Bilaspur. 


Bilaspur, the 30th November 2018 


No. 1264 / Confdl./2018 / II-2-4 /2002 (Part- II ).— The following Judicial Officer of Higher Judicial Service , 
as specified in Column No. (2 ) of the table below , in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 
269/Confdl./2016 / II- 2-4 / 2002 dated 07-04-2016 , is , hereby confirmed in Higher Judicial Service from the date 
mentioned in Column No. ( 3 ) : 


TABLE 


Sl. No. 

( 1 ) 


Name of Juducial Officer 

( 2 ) 


Date of Confirmation 

( 3 ) 


1 . 


Shri Jaideep Garg 


01-08-2018 


Bilaspur, the 6th December 2018 


No. 1277 /Confd1./2018 /II- 3-1/ 2018. — The following Civil Judge (Entry Level) as mentioned in Column 
No. (2 ) of the table below , are hereby promoted and appointed to the post of Senior Civil Judge and consequently are 
transferred from the place , as specified in Column No. (3 ) to the place shown in Column No. (4 ) in the Revenue 
District mentioned in Column No. (5 ) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6 ) from the date 
they assume charge of their office (s ) : 


TABLE 


From 


To 


Posted as 


Si. 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 
posted as 

(2 ) 


Revenue 
Division 

(5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 . 


Marwahi 


Chirmiri 


Smt. Ekta Agrawal, Civil Judge 
Class - II . 


Civil Judge Class - I 


Koriya 
(Baikunthpur) 


2 . 


Keshkal 


Shri Pawan Kumar Agrawal, 
Civil Judge Class -II. 


Raipur 


Raipur 


II Civil Judge Class- I 


3 . 


Pithoura 


Gunderdehi 


Balod 


Shri Pankaj Dixit, Civil Judge 
Class - II . 


Civil Judge Class -I 


Note : 
( 1 ) 


Smt. Ekta Agrawal is promoted and appointed to the post of Senior Civil Judge w.e.f. 26-12-2017 on notional 
basis without any actual monetary benefit . Further, she is granted her original seniority i.e. her seniority is 
fixed below the name of Smt. Ganga Patel and above the name of shri dular singh in the gradation list. 


( 2 ) 


Shri Pankaj Dixit is temporarily posted as Civil Judge Class - I, Gunderdehi till return of the regular presid 
ing officer of the Court of Civil Judge Class -I, Gunderdehi viz . Smt. Yashoda Nag . 


2340 


ESTILING 17543 , facich 14 fair 2018 


[ T 1 


Bilaspur, the 6th December 2018 


No. 1278 /Confdl./2018 / II - 3-1/2018. — The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. ( 2) of 
the table below , is hereby transferred from the place shown in Column No. ( 3 ) to the place shown in Column No. (4 ) 
in the Revenue District mentioned in Column No. (5 ) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6 ) 
from the date he assume charge of his office :: 


From 


To 


Posted as 


Si. 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 
posted as 

( 2 ) 


Revenue 
District 

(5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 . 


Chirmiri 


Durg 


Durg 


IV Civil Judge Class - I 


Shri Bhupendra Kumar Wasnikar, 
Civil Judge Class -I. 


Bilaspur, the 6th December 2018 


No. 1280 /Confdl./2018 / II -3-1/2018. — The following Civil Judge Class -II as mentioned in Column No. (2 ) 
of the table below , are hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3 ) to the place shown in Column 
No. (4 ) in the Revenue District mentioned in Column No. (5 ) and are posted in the capacity as mentioned in Column 
No. (6 ) from the date they assume charge of their office(s ) : 


TABLE 


From 


To 


Posted as 


Sl . 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 
posted as 

(2 ) 


Revenue 
District 

(5 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


1 . 


Shri Sheelu Singh , Civil Judge 
Class - II. 


Pakhanjur 


Takhatpur 


Bilaspur 


Civil Judge Class- II 


2 . 


Durg 


Raipur 


Raipur 


Ku . Chetna Thakur, II Civil 
Judge Class - II. 


VI Additional Judge to 
the Court of I Civil 
Judge Class - II. 


3 . 


Kondagaon 


Marwahi 


Bilaspur 


Civil Judge Class- II 


Shri Anand Kumar Singh , 
Additional Judge the Court 
of I Civil Judge Class - II . 


4 . 


Takhatpur 


Pakhanjur 


Civil Judge Class - II 


Ku. Deepa Suchita Tirkey, 
Civil Judge Class - II. 


Uttar 
Bastar 
(Kanker) 


5 . 


Bilaspur 


Keshkal 


Shri Umesh Kumar Bhagwatkar, 
VIII Civil Judge Class - II . 


Kondagaon 


Civil Judge Class - II 


6 . 


Jagdalpur 


Pithoura 


Mahasamund 


Civil Judge Class- II 


Ku. Kamini Jaiswal, IV Civil 
Judge Class - II. 


Jashpur 


Bilaspur 


Bilaspur 


7. Ku . Leenam Bansode , Civil 

Judge Class - II . 


VIII 

Civil Judge 
Class - II . 


By order of the High Court, 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


